PANT I ) 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 2 , 1996 (CHTR . 13 , 1918 SAKA ) 


129 


राजस्व विभाग 


दिनांक 14 मार्च, 1996 


संख्या 973 -र - 3-96/ 7148.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि , सरकार 
द्वारा, सरकारी खर्च पर , सार्वजनिक प्रयोजन अति ग्राम पटौती , तहसील पटौदी , जिला गुड़गांवा में तहसील कार्यालय भवन 
तथा रिहायशी मकान निर्माण के लिये अपेक्षित है, जिसके लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन 
हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग अधिसूचना संख्या 2287-र-III- 95/ 6366, दिनांक 4 मई, 1995 प्रकाशित की गई 
है , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वणित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए 
की जाती है , जिनका इससे सम्बन्ध है । 


राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर , गड़गांव 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण उपायुक्त , गुड़गांव तथा जिला 
के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त 


क्षेत्रफल एकड़ों में 


खसरा 


सं ० 


एकड़ कनाल मरला 


गुड़गांव 


पटौदी 


-- 


पटौदी 


50 


1 


33 


2/2 मिन दक्षिण 


3 मिन दक्षिण 


8 मिन पश्चिम 


9/1, 12/2 मिन उत्तर 


13 मिन उत्तर 


जे ० डी ० गुप्ता, 


सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


REVENUE DEPARTMENT 


The 14th March , 1996 


No. 973- R - III - 96/ 7148. - Whersas the Govertor of Haryana is sitisfed that the land specifice 
below is ncoded by the Government, at public experise , for a public 

a public purpose , 
purpose , namely. 

namely . for the 
construction of buildings, residential houses ind je hsil Office Patau di Village and tellsil Pataudi in 
district Gurgaon , for which Haryana Government Revojite Desirtmeni, notificauan No. 2287 / R - 111/05/ 
6366 , dated the 4th May, 19:15, under section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , has been 
published it is titreby declared that the land described in the specifications below is needed for the 
above purpose . 

This declaration is made under the provisions of seation 6 oſ the Land Acquisition Act , 1894 
for the information of all to whom it may concern . 


130 


HARYANA Govr GAZ..APRIL 2, 1996 ( CHTR. 13,1918 SARA) 


( PART I 


The plans of the land may be inspected in the office of the Deputy Commissioner and District 
Rovenue Officer -cum -Lanı! Acquisition Collector, Gurgaon . 

SPECIFICATIONS 


--- 


Tehsil 


District 


Village 


Khasra Number 


Hadbast 

No. 


Area in 
acres 


----- 


A. K. M. 


Gurgaon 


Pataudi 


Pataudi 


5 ) 1 


33 


2/2 min South 


3 min South 


8 min West 


9/1 , 12/2 min North 


13 min North 


-- 


J. D. GUPTA, 
Secretary to Government , Haryana , 

Revenue Department . 


राजस्व विभाग 


दिनांक 14 मार्च, 1996 
संख्या 974- :- 3-96/ 7108.--- चंकि हरियाणाले राज्यपाल की संतुष्टि 

हो गई 

है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि , 
सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात ग्राम तथा तहसील टोहाना, जिला हिसार में उप मण्डल 
काम्पलेक्स की स्थापना के लिए अपेक्षित है, जिसके लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार, 
राजस्व विभाग अधिसूचना संख्या 2836-2-3/ 95/ 7297, दिनांक 23 मई, 1995, प्रकाशित की गई है, इसके द्वारा 
यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टयों में वणित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए 
की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण उप मण्डल अधिकारी (नागरिक ) एवं भूमि अर्जन कलक्टर , टोहाना , जिला हिसार 
के कार्यालयों में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त सं ० / खसरा सं ० 


क्षेत्रफल 


कनाल 


मरला 


हिसार 


टोहाना 


टोहाना 


305 


6 मिन पश्चिम 


4 


18 


7/1 


. 


12 


14. 


8 


4 


18 


15 मिन पश्चिम 
17/2 


to 


12 


PART I ) 


HARYANA GOVT GAZ., APRIL 2 , 1996 ( CHTR , 13, 1918 SAKA ) 


131 


जिला 


तहसील 


uitar 


हदबस्त सं ० 


IT TO 


क्षेत्र फल 


हिसार 


to 
7 


HO 
12 


टोहना 


टोहना 


18 


13 


5 


4 


7 


8 


7/2 
8/1 


2 


16 


48 


00 


एकड़ कनाल 


मरला 


6 


0 


ho ho 

car, 
सचिव, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 
REVENUE DBPARTMENT 

The 14th March , 1996 
No. 974 -R -III- 96 /7108. - Whereas ihe Governor of Haryana is satisfied that the land specified 
below is needed by the Governm.nit, itt public expense , for a public purpose , nainely, for setting up a Sub 
Divisional Complex in village and Lehsil Tohana , district Hisar , for which Haryana Government 
Revenue Department , Notification N. 2836 -R - III -95/7297 , dated 23rd May , 1995 under section 4 
of the Land Acquisition Act, 1894 , hts been published , it is hereby declared that the land described 
in the specification below is needed for the above purpose. 


This declaration is made under the provision of section 6 of the 
for the information of all to win it may concorii , 


Land Acquisition Act, 1894 


The plans of the land may be iispested in tile ufficu vf Sub -Divisional Officer ( Civil)-cum -Land 
Acquisition Collector , Tohana , district Hisar. 

SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Village 


H. B. No. 


Khasri No. 


Arca 


Hisar 


Tohapa 


Tohana 


305 


Kanal Marla 


6 min West 


4 18 


012 


7/1 
14 
15 Min West 
1712 
18 


8 0 
4 18 
6 12 


7 


12 


13 


5 4 


7/2 
8/1 


7 8 
2 16 


48 00 


A. 
6 


K. M. 
0 0 


J. D. GUPTA , 
Secretary to Government , Haryana , 

Revenue Department. 


